सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 कार्तिक , 1943 ( श ० ) 


संख्या -20 राँची , 

बुधवार 


27 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


? 


} 


पुरःस्थापन के 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 291- 298 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी . , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग - 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

, 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 
भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 

, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


} 


- 


पूरक " अ " 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 27 अक्टूबर , 2021 


292 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
20 अक्टूबर , 2021 


संख्या -06 / अभि०-03 / 2020-3874 -- महालेखाकार ( लेखा एवं हक ० ) , झारखण्ड , राँची के कार्यालय 


-- 


के ज्ञापांक - जी ० ई०-05- APP - VIII - 16-523 , दिनांक 24.11.2020 द्वारा श्री बसीर अहमद खां , अपर लोक 


अभियोजक , जामताड़ा के पक्ष में निर्गत उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आधार पर इनके स्वयं 


के ईलाज के लिए दिनांक 30.10.2019 से 20.01.2020 तक कुल -83 दिनों का उपभोगित उपार्जित 


अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण वेतन पर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 के 


तहत दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


293 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 27 अक्टूबर , 2021 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
20 अक्टूबर , 2021 


संख्या -06 / अभि०-01 / 2021-3873 -- प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हक ० ) , झारखण्ड , राँची के 


> 


कार्यालय के ज्ञापांक - जी ० ई०-05- APP - V - 14-201 , दिनांक 06.08.2021 द्वारा श्री राजकुमार मंडल , लोक 


अभियोजक , गढ़वा के पक्ष में निर्गत उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आधार पर इनके द्वारा 


पुत्री की शादी के लिए दिनांक 01.07.2021 से 19.07.2021 तक कुल -19 दिनों का उपभोगित उपार्जित 


अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण वेतन पर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 के 


तहत दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


294 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 27 अक्टूबर , 2021 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


आदेश 
26 अक्टूबर , 2021 


2 


संख्या -01 / नि.स्था . - 1008 / 2013 -3627 -- राय श्री सहदेव मेहरा , जिला अवर निबंधक , गिरिडीह के 
स्वास्थ्य कारणों से दिनांक -08.12.2016 से दिनांक -27.08.2017 तक ( 263 दिन ) अवकाश में रहने के 
फलस्वरूप उक्त अवकाश की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है : 
( i ) दिनांक -08.12.2016 से दिनांक -19.05.2017 तक कुल 163 ( एक सौ तिरेसठ ) दिन 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 , 232 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में एवं 
( ii ) दिनांक -20.05.2017 से दिनांक -27.08.2017 तक कुल 100 ( एक सौ ) दिन झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम -234 के तहत रूपान्तरित अवकाश के रूप में । 

सुमन कुमार शाही , 
सरकार के अवर सचिव । 


। 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 


25 अक्टूबर , 2021 


1 . 


> 


2 . 


संख्या -02 / राजस्था०-14 / 2020-3617 -- रा . , श्री हरिवंश पंडित , झा.प्र.से. ( गृह जिला - गिरिडीह ) पदस्थापन हेतु 
प्रतीक्षारत को तत्काल प्रभाव से भूमि सुधार उप समाहर्ता , चाईबासा ( प ० सिंहभूम ) के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -02 / राजस्था०-14 / 2020-3618 -- रा . , अंचल अधिकारी , बड़कागांव , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्री प्रभात भूषण सिंह , झा.प्र.से. ( गृह जिला - धनबाद ) की सेवा कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , राँची को वापस की जाती है । 

संख्या -02 / राजस्था०-14 / 2020-3619 -- रा . , अंचल अधिकारी , कटकमदाग , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्री बिरेन्द्र कुमार , ( राजस्व सेवा ) ( गृह जिला - पटना ) राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ( मुख्यालय ) , झारखण्ड , 

1 , ) 
राँची में योगदान देंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


3 . 


सुमन कैथरीन किस्पोट्टा , 
सरकार के अपर सचिव । 


295 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 27 अक्टूबर , 2021 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं GOVIND KISHORE KHANDELWAL अन्य नाम GOVIND KISHOR BAID एवं 


:) 


GOVIND KISHOR KHANDELWAL पिता LATE UMA SHANKAR KHANDELWAL , शपथ 
पत्र सं ० 2982 , दिनांक 10 मार्च , 2021 के अनुसार GOVIND KISHORE KHANDELWAL के नाम 
से जाना जाऊँगा । 


GOVIND KISHORE KHANDELWAL TOT GOVIND KISHOR BAID V GOVIND 


KISHOR KHANDELWAL सभी एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


HOUSE NO.- 23 , 


RAJBARI ROAD , 


NEAR GANDHI CHOWK , 


KATRAS BAZAR , DHANBAD , 


PIN - 828114 


- 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NEHA पिता KAULESHWAR SINGH , शपथ पत्र सं ० 133 , दिनांक 16 जून , 2021 के 
अनुसार NEHA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 

NEHA SINGH एवं NEHA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


DEVI MANDAP ROAD , 
NEAR JORA MANDIR , 


PISKA MORE , 


P.O.- HEHAL , 


P.S.- SUKHDEONAGAR , 


DIST . 


RANCHI , 


PIN 


834005 


- 


( JHARKHAND ) 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 27 अक्टूबर , 2021 


296 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं HARSHA PRERANA पिता LATE NIRMAL KUMAR AMBASTHA , शपथ पत्र सं ० 
1792 , दिनांक 24 सितम्बर , 2021 के अनुसार HARSHA BACHCHAN के नाम से जानी जाऊँगी । 

HARSHA BACHCHAN एवं HARSHA PRERANA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


BLOCK A- 12 , 


LAXMI NARAYAN APARTMENT , 


P.O.- CHIRACHAS CHAS , 


BOKARO 


( JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 


) 


# EDGAR WILLIAMS 304 HH EDGAR A. WILLIAMS , EDGAR ADOLFIS 
WILLIAMS पिता PATRICK WILLIAMS , शपथ पत्र सं ० 58 , दिनांक 6 मार्च , 2021 के अनुसार 
EDGAR WILLIAMS के नाम से जाना जाऊँगा । 


WILLIAMS TO EDGAR ADOLFIS WILLIAMS 


EDGAR WILLIAMS , EDGAR A. 
तीनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


PARVATI CONDOMINIUM PHASE - 3 , 


PRAMOTHNAGAR , 


P.O.- TATANAGAR , 


P.S.- PARSUDIH , 


DIST . - EAST SINGHBHUM 


JHARKHAND . 


-------- 


297 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 27 अक्टूबर , 2021 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NEELAM MOHAN YADAV अन्य नाम NILAM MOHAN पति MADAN MOHAN 


YADAV , शपथ पत्र सं ० 06 , दिनांक 24 सितम्बर , 2021 के अनुसार NILAM MOHAN के नाम से 
जानी जाऊँगी । 

NEELAM MOHAN YADAV एवं NILAM MOHAN दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


VILLAGE- MAHUWA TOLI , 


NAMKUM , 


DIST- RANCHI , 


PIN -834010 


प्रकाशनार्थ सूचना 


1 


# PAYAL SONTHALIA अन्य नाम PAYAL 

PAYAL JALAN VIKASH KUMAR 

पति 
SONTHALIA , शपथ पत्र सं ० 12 , दिनांक 18 सितम्बर , 2021 के अनुसार PAYAL SONTHALIA 
के नाम से जानी जाऊँगी । 

PAYAL SONTHALIA एवं PAYAL JALAN दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT- 


PANCHAYAT DHANWAR 


BLOCK DHANWAR , 


VILL DHANWAR 


P.O. & P.S.- DHANWAR GIRIDIH , 


PIN - 825412 


JHARKHAND 


-------- 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 27 अक्टूबर , 2021 


298 


1 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं AVNIJA MISHRA अन्य नाम AVNIJA पिता LATE RAM KUMAR THAKUR , पति 
ASHOK KUMAR MISHRA , शपथ पत्र सं ० 460 , दिनांक 16 अगस्त , 2021 के अनुसार AVNIJA 
MISHRA के नाम से जानी जाऊँगी । 

AVNIJA MISHRA एवं AVNIJA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


QR . NO.- 6053 


SECTOR- 4 / D , 


P.O. & P.S.- SECTOR - 4 , 


DIST.- BOKARO , 


JHARKHAND . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 20-- 50 | 


